रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 95 


REGD. NO . D . L. - 33004/95 


FOLLA 


J 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


COCHETARIAT 


3 


. 


KERALA 


. 


. 


+ 


+ 


- 


- 


- - 


. 


भाग 1 - खण्०३ -- उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - - Section 3 - Sub -section ( II ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. - 


- - - - - - 


- 


सं०31 
No . 31 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 2, 1996 / पौष 12 , 1917 
NEW DELHI, TUESDAY , JANUARY 2 , 1996 / PAUSA 12 , 1917 


वम्ब मंत्रालय 

आदेश 
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1995 


का आ• 3( अ ). - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
वस्त्र ( विकास और विनियमन ) आदेश, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ (i ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वस्त्र (विकास और विनियमन ) संशोधन आदेश, 1995 है । 


( ii ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 
2. वस्त्र (विकास और विनियमन ) आदेश, 1993 में , खंड 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 11. कपड़े , सूत या अन्य वस्त्र उत्पादों के विक्रय के लिए अधिकतम कीमत -- कोई भी विनिर्माता या व्यौहारी किसी कपड़े, सूत 
या अन्य वस्त्र उत्पादों का 
(i ) खण्ड 8 के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट या अवधारित अधिकतम कीमत से उच्चतर कीमत पर ; 
( ii ) खण्ड 9 के उप - खण्ड ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित कीमत को चिल्लांकितकिए बिना, 
विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना नहीं करेगा । 


[ सं० 8/66 /94 - टी०पी०सी० ] 
रुकमणि हलदिया , संयुक्त सचिव 


17G / 95 


TIE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

- - - - - - - - - - - - 


[ PART IISec , 3 ( ii )] 


MINISTRY OF TEXTILES 


ORDER 


New Delhi, the 29th December, 1995 
S .O . 3 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955 ), the 
Central Government hereby makes the fo lowing Order to the Textiles (Development and Regulation ) Order , 1993 , 
namely : 

1. Short title , extent and commencernent : - (i) This Order may be called the Textile (Development and Regulation ) 
Amendment Order , 1995 . 

( ii ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 

2 . In the Textiles (Development and Regulation ) Order, 1993, for clause 11, the following shall be 
substituted ,namely : 


“ 11. Maximum price for sale of cloth , yarn or other textile products.- - No manufacturer or dealer shall sell or offer 
to sell , any cloth , yarn or other textile products 

(i) at a price higher than the maximum price specified or determined in this behalf under clause 8 ; 
( ii ) withiut marking of price as provided under sub - clause ( 1 ) of clause 9 " . 


No, 8/66 /94 - TPC ] 
RUKMANIHALDEA , Jt. Secy. 


- 


- - 


- - 


- - 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1995 


